. 


1042 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 17 , 1987 (PHGN . 26 , 1908 SAKA) 


[ PARTI 


4. 


श्रम विभाग 


दिनांक 27 फरवरी , 1987 


संख्या 12 ( 155 ) 78.-- 2 श्रम - इस अधिनियम द्वारा हरियाणा के राज्यपाल राज्य श्रम राज्य श्रम सलाहकार 
बोर्ड का गठन करते हैं । इसके निम्नलिखित , सदस्य होंगे 


सरकारी प्रतिनिधि- 
1 . राज्य मंत्री श्रम तथा रोजगारविभाग, हरियाणा 


अध्यक्ष 


2. वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम एवं रोजगारविभाग, चंडीगढ़ 


सदस्य 


3. निदेशक , उद्योग विभाग, हरियाणा चंडीगढ़ या उनका प्रतिनिधि 


सदस्य 


सदस्य 


4. क्षेत्रीय निदेशक राज्य कर्मचारी बीमा निगम , फरीदाबाद 
5. क्षेत्रीय प्रावीडण्ट फण्ड कमिश्नर , हरियाणा, फरीदाबाद 


सदस्य 


6. निर्देशक , खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ 


सदस्य 


7. श्रम आयुक्त, हरियाणा, चडीगढ़ 


सदस्य सचिव 


प्रबन्धकों के प्रतिनिधि --- 


1 . 


श्री बिमल कुमार जैन, मैसर्ज ऐनकी इण्डिया रबड़ को ० ( पी ) लि , बसई 
रोड़, गुड़गांवा 


सदस्य 


2. श्री आर. बी . शर्मा, मैसर्ज ज्वाला टैक्सटाईल मिल्ज, दिल्ली रोड ; गुड़गांवा 


सदस्य 


- 


सदस्य 


- 


सदस्य 


. 


3. श्री बी . बी . गुलाटी, मैसर्ज स्टील एण्ड स्टील फैबरीकेशन, 91, सैक्टर 24, फरीदाबाद .. 
4. श्री जे. एम.विग, मैसर्ज अम्बीका फोरगे ( पी ) लिम , 365, सैक्टर 24, फरीदाबाद 
5. श्री आर. के. महाजन, मार्फत फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, बाटा चौक, 

फरीदाबाद 


सदस्य 


6. श्री विशम्बर दास कपूर, प्रैजीडैट मैसर्ज एटलस साईकल इण्डस्ट्रीज लिम एवन 

.गलीब बिल्डिग माता सुन्दरी लेन , नई दिल्ली 
7. श्री जे. सी . धारीवाल जनरल मैनेजर मैसर्ज टी . आई. टी ., भिवानी 


सदस्य 


सदस्य 


श्री एम . एम . महाजन , मैसर्ज महाजन इन्टर नैशनल , जी टी रोड, पानीपत 


9. श्री भूपिन्द्र सिंह , जौहर, मैसर्ज जुमना पाटो इण्डस्ट्रीज, जयस्परिंग रोड, इण्डस्ट्रीयल 

एरिया ; यमुनानगर 


सदस्य 


10. 


सदस्य 


श्री डी. एस. पांडे, मैनेजर इण्डस्ट्रीयल रिलेशनज मैसर्ज गुडईयर इण्डिया लिम ०, 
बल्लबगढ़ 


11. श्री एन. एस. खन्ना डायरेक्टर मैसर्ज हिलटन रबड़ ( पी ० ) लि ०, सोनीपत 


सदस्य 


12. श्री आर. के . मास्कर , मैनेजर , मैसर्ज मारुति उद्योग, गुड़गांवा 


सदस्य 


13. श्री . डी . के : चक्रवर्ती, प्रोकुपायर मैसर्ज एच . एम. टी . पिंजौर, अम्बाला 


सदस्य 


PART I] 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 17, 1987 (PHGN . 26 , 1908 SAKA ) 


1043 


14. श्री जी . जयरमन , प्राकृपायर मैसर्ज भूपिन्द्रा सीमेंट वर्कस, सूरजपुर, अम्बाला 


सदस्य 


- 


15. श्री के . एल . सहगल , आकुपायर मैसर्ज बलारपुर इण्डस्ट्रीज लि ०, यमुनानगर 


सदस्य 


16. श्री पी . एल. जालान, इगजेक्टिव वाईस प्रेजीडेंट मैसर्ज सोमानी पीलोन्गटन लि ० , 

कसार, रोहतक 


सदस्य 


17. श्री ओ. पी.जिन्दल , मैसर्ज जिन्दल स्ट्रीपस लिम ० , हिसार 


सदस्य 


18. प्रेजीडेंट हरियाणा प्रदेश बिक किलन प्रोनरस एसोसिऐशन, कुरुक्षेत्र 


सदस्य 


19. 


श्री कैलाश मकोरिया , मैसर्ज सरस्वति स्पीनिंग मिल्ज , तोशाम रोड , 


भिवानी 


सदस्य 


श्रमिकों के प्रतिनिधि 


1. श्री के. एल . शर्मा, वाईस प्रेजीडेंट , 

फरीदाबाद 


आई. एन. टी. यू . सी . 50, नीलम, चौक 


सदस्य 


2. श्री रति राम चौधरी , जनरल सैक्टरी; आई. एन. टी.यू. सी ., हरियाणा , 50, नीलम 

चौक , फरीदाबाद 


सदस्य 


3. श्री राम किशन सहगल, प्रेजीडेंट , हिन्द मज़दूर सभा , हरियाणा , भाटिया बिल्डिंग , 

यमुनानगर 


सदस्य 


4. श्री पार. डी . यादव, हिन्द मजदूर सभा , 28, शहीद चौक, फरीदाबाद 


सदस्य 


5. श्री जीत सिंह खुराना, जनरल सैक्टरी , भारतीय मजदूर संघ, हरियाणा , डी . वी .. 

150, चार चमन , करनाल 


सदस्य 


6. श्री इन्द्र सैन बंसल , नोडैट , भारतीय मजदूर संघ, हरियाणा , रेलवे रीउ, यमुनानगर 


सदस्य 


सदस्य 


श्री सुखनन्दन सिंह, लोगल सैक्टरो , भारतीय मजदूर संघ , हरियाणा जी . एम.एन. 

कालेज , अम्बाला छावनी 
8. . श्री दर्शन सिंह , प्रेजीडेंट , हरियाणा स्टेट कमेटी, ए० आई ० टी ०यू ० सी ०, सैक्टर 1 , 

फरीदाबाद । 
9. श्री रणधीर सिंह, जनरल सैक्टरी , हरियाणा स्टेट कमेटी, ए. आई. टी.यू..सी ., 

भगत सिंह समार्क असंध रोड, पानीपत 


सदस्य 


सदस्य 


10. गंगा राम बालमिको आल इंडिया बालमिकी संघ ( रजि ) , हरियाणा 284-सी , 

रेलवे कालोनी, जगाधरी , अम्बाला 


सदस्य 


11. श्री मोहन लाल , प्रजोडैट, सो . आई. टो . यू ., हरियाणा ब्रौच, 2/7, गोपी कालोनी, 

प्रोल्ड फरीदाबाद 


सदस्य 


12. श्री एस . एन. सोलंकी, जनरल सैक्टरी, सी . आई. टी . यू ., हरियाणा काठ मंडी , 
सोनीपत . 

.. 

:: , सदस्य 


13. श्री एस . एल . शर्मा, जनरल सैक्टरी , आई . एन . टी.यू. सी., हरियाणा 437, सरोजनी 

नगर , नई दिल्ली 


सदस्य 


14. श्री हरि राम , जनरल सैक्टरी, 

शहर 


हरियाणा भट्टा मजदूर सभा, मोतीनगर , अम्बाला 


सदस्य 


. 


1044 


HARYANA GOVT. GAZ ., AIARCH 17, 1987 (PHGN. 26, 1908 SAKA) 


[ PARTI 


सदस्य 


16. 


सदस्य 


1 . 


15. श्री पार. डी शास्त्री , वाईस , प्रेजीडेंट आई एन. टी. य. सी ., 118, इण्डट्रियल लेबर 

कालौनी , सोनीपत 
श्री गणेश दत्त , प्रेजीडैट , जिला भिवानी मजदूर संघ, टी प्राई टी . मिरज , भिवानी 

बोर्ड का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा परन्तु आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड की बैटक हरियाणा राष्टः वे दूसरे 
स्थानों पर की जा सकेगी । 

2. बोर्ड की अवधि इस अधिसूचना के राजान में प्रकाशन की तिथि से 2 वर्ष की होगी , बोर्ड की बैठक 
अश्रत जब और जहां चाहे आवश्यकता अनुसार बुला सकेंगे । 

3. बोर्ड की गैर - सरकारी सदस्य टो ए/ डो ए के सरकार द्वारा समय - समय पर जारी की गई हिदायतों के अनुसार 
लेने के हकदार होगे । 

4. गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्तः विल्म के लिये संयुक्त श्रम आयुक्त, हरियाणा नियंत्रक अधिकारी होंगे । 
5. सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों के टी ए डी ए पर जो व्यय होगा वह विभाग के स्वीकृत बजट से 


जुटाया जायेगा । 


कुलवन्त सिंह, 


वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार , 

श्रम एवं रोजगारविभाग । 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


1948 


दिनांक 6 मार्च, 1987 
क्रमांक 118-ज-( 2) -87/ 7060. - पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) ( ए ) के अनुसार सौंपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रामस्वरूप सांगवान , पुत्र श्री श्याम सुख , गांव चरखी दादरी , 
तहसील दादरी , जिला भिवानी, को खरीफ , 1976 से खरीफ , 1979 तक 130 रुपए वार्षिक तथा रबी , 1980 से 
300 रुपए वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 96-ज( 2)-87/7065.-- श्री माम चन्द , पुन श्री जवाहरा , गांव चरखी, तहसील दादरी, जिला भिवानी , 
की दिनांक 3 अगस्त , 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के रामपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 
( जैसा कि उसे क्रियामारमें अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ए ) 
तथा 3 ( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्री माम चन्द की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक को 
जागीर जो उसे पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3 919-जे. एन.-III - 66 / 5487, दिनांक 1 अप्रैल , 1966 , अधिसूचना क्रमांक 
5041- आर- III- 7029505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 तथा 1789-जे- ( 1)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 
द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती भरपाई के नाम रबी, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद 
में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 123- ज - 2-87/ 7069.-- श्री सांवल राम , पुत्र श्री राम लाल , गांव झोझू कला, तहसील दादरी, जिला 
भिवानी, की दिनांक 14 फरवरी , 1985, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 

(ए)( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सांवल राम की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक 
की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3556- ज-I- 71 / 25 418, दिनांक 25 अगस्त, 1971 तथा 
अधिसूचना क्रमांक 1789-जे०-I- 19/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979, द्वारा मंजूर की गई थी ,. अब उसकी विधवा 
श्रीमती दड़का के नाम खरीफ , 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

दिनांक 10 मार्च, 1987 
क्रमांक 68 -ज ( 2) -87/7521.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए)(1 ए ) तथा 3(1 ए) के अनुसार सौंपे गए 

अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती पुष्पा लाम्बा, विधवा श्री एम ० एस० लाम्बा , निवासी ए-66, 
डिफेन्स कालौनी , हिसार को रवी , 1976 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 
राजस्व ( ले ० एण्ड जा ०); विभाग । 


1948 


सोम नाथ , 


